निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 258 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

13 जनवरी 2014 
सं0 – 9 / आरोप ( राज) ( उ0 )- 2 - 19 / 2012 - 145 – श्री विनोद कुमार झा, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति 
अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद के विरूद्ध जिला मुंगेर के पदस्थापन काल में सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, सरकारी 
सेवक की कर्त्तव्य निष्ठा के प्रतिकूल आचरण , कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता , 
चौर्य व्यापारियों के साथ संलिप्तता आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या - 1204 दिनांक 06. 05 .2011 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री चन्द्रशेखर सिंह, उप – सचिव, निबंधन उत्पाद 
एवं मद्य निषेध विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री सिंह के स्थानांतरण के फलस्वरूप विभागीय 
संकल्प संख्या - 1861 दिनांक 08. 07. 2011 द्वारा श्री मिसवाह बारी, अपर सचिव, निबधंन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 
को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री बारी के स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प 
संख्या - 498 दिनांक 18.02. 2011 द्वारा आयुक्त उत्पाद , निबंघन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को संचालन पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया । विभागीय संकल्प संख्या - 6795 दिनांक 31 .12.2012 द्वारा आयुक्त उत्पाद, के स्थान पर अपर 
सचिव , निबधंन उत्पाद, एवं मद्य निषेध विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा 


चार आरोपों मे से तीन आरोप को आंषिक रूप से प्रमाणित पाया गया । 


2. विभागीय पत्रांक - 2725 दिनांक 18.04. 2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण), 5 फरवरी 2015 
3. संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त बिहार 
सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2005 के नियम -14 (i) एवं (v) के अन्तर्गत निम्नांकित 
दण्ड अधिरोपित किया जाता है: 

(i) वर्ष 2011 - 2012 के लिए निन्दन 
( ii ) दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन, 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 258-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


